पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 /2013-2015. ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्ययवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 25 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 19 जून 2015 - ज्येष्ठ 29 , शक 1937 


भाग 3 ( 2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


कार्यालय, आयुक्त, भू - अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर 


छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन , सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 11-2-2015 


1 . 


मौसम एवं वर्षा.- राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. 


( अ ) 


0.1 मि . मी . से 17.4 मि . मी . तक : - निरंक 


( ब ) 


17.5 मि . मी . से 34.9 मि . मी . तक : - निरंक 


( स ) 


35.0 मि . मी . से 53.1 मि . मी . तक : 

निरंक 


( द ) 


53.2 मि . मी . से 249.9 मि . मी . तक : - निरंक 


( इ ) 


250.0 मि . मी . से अधिक : - निरंक 


2 . 


जुताई, बोनी एवं रोपाई . 


प्रायः सभी जिलों में रबी फसल हेतु बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है. 


3. 


सिंचाई 


जिला बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़ कोरिया में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है. 


109 


110 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 जून 2015 


[ भाग 3 ( 2 ) 


4 . 


कटाई .. 


कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है . 


5 . 


फसल स्थिति.- जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, उड़द की हालत सामान्य है. जिला 
धमतरी में गेहूं, चना, लाख, अलसी, राई , सरसों की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में गेहूं, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, मसूर की हालत सुधरी है. जिला बालोद 
में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में राई , सरसों, गेहूं , अलसी, लाख, चना, मटर , तुअर व अन्य की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल 
की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर, तिल, लाख, तिवड़ा, अलसी, चना फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर 
में रमतिल, राई, सरसों, अलसी, मटर व अन्य की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो , कुटकी, मडिया, अरहर, उड़द, मूंग , कुल्थी, 
सागभाजी व अन्य की हालत सामान्य है . जिला दंतेवाड़ा में धान , मक्का, मूंगफली,तिल, सांवा, कोदो, कुटकी, मडिया , अरहर , ज्वार , अम्बाडी , सन की 
हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिलाबिलासपुर में धान 
फसल की हालत सुधरी है. जिला जांजगीर - चाम्पा में धान , मक्का, कोदो, तुअर, मूंगमोठ , कुल्थी, सोयाबीन , मूंगफली, तिल की हालत सामान्य है. जिला 
कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में अरहर, गेहूं, अलसी, मसूर , चना व अन्य की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान , राई , सरसों, 
अलसी की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में राई , सरसों, अलसी, चना, मटर, गेहूं, जौ व अन्य की हालत 
सामान्य है . जिला रायगढ़ में लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर व सागभाजी की हालत सुधरी है . जिला जशपुर में गन्ना, राई, सरसों व अलसी की हालत सामान्य है . 


. 


6 . 


पशु स्थिति.- सभी जिलों में पशु -स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है. 


7 . 


चारा.- सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है . 


8 . 


बीज प्राप्ति .. 


सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है . 


9 . 


खेतिहर श्रमिक.- खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है . 


भाग 3 ( 2 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 जून 2015 


111 


मौसम, फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक, सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 11-2-2015 


जिला/ तहसील 


h. सप्ताह में हुई वर्षा : 
( अ ) वर्षा की माप 

मि.मी. में . 
( ब ) वर्षा कम है या 

बहुत अधिक. 


तुलना में 


2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा 3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिए 7. बीज की 
उन पर वर्षा का प्रभाव : फसलों पर प्रभाव. 

पानी ( कम प्राप्ति . 
( अ ) प्रारंभिक जुताई पर . 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, अथवा अधिक ) 8. कृषि 
( ब ) बोनी पर . गत वर्ष की 

6. पशुओं की | सम्बन्धी 
( स ) रोपाई पर, अगर धान ( 1 ) फसल का क्षेत्रफल 

हालत तथा | मजदूरों 
धान की रोपाई होती हो .. ( अ ) अधिक, समान या कम. चारे की प्राप्ति . की प्राप्ति. 
( द ) खड़ी फसल पर रोग व ( ब ) प्रतिशत . 

कीड़ों के आक्रमण के ( 2 ) फसल की हालत 

असर का वर्णन सहित . ( अ ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी 
( य ) कटी हुई फसल पर. 

( ब ) प्रतिशत. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


मिलीमीटर 


*जिला - रायपुर 
1. रायपुर 


2 . 


3 . 


5 . 


7. . . 


2. आरंग 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3. अभनपुर 


4. तिल्दा 


मिलीमीटर 


जिला - बलौदा 
बाजार - भाटापारा 
1. बलौदाबाजार 
2. बिलाईगढ़ 
3. कसडोल 
4. पलारी 
5. भाटापारा 
6. सिमगा 


2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी 3. 
व रोपाई का कार्य पूर्ण. 4. ( 1 ) फसल की हालत सामान्य है. 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


मिलीमीटर 


जिला - गरियाबंद 
बिन्द्रानवागढ़ 
1. बिन्द्रानवागढ़ 
( गरियाबंद ) 


2 . 


3 . 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. फिंगेश्वर 


3. छुरा 


4. देवभोग 
5. मैनपुर 


मिलीमीटर 


जिला - महासमुन्द 
1. महासमुन्द 
2. बसना 
3. सरायपाली 


2. ग्रीष्म कालिन फसल की 
जुताई एवं बोनी का कार्य 
पूर्ण. 


3 . 
4. ( 1 ) धान , उड़द की हालत सामान्य है . 

( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. पिथौरा 


5. बागबाहरा 


112 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 जून 2015 


[ भाग 3 ( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


मिलीमीटर 


जिला - धमतरी 
1. धमतरी 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


2. नगरी 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी | 3. 
व रोपाई का कार्य जारी है . 4. ( 1 ) गेहूं , चना , अलसी, सरसों, लाख , 

व राई, सरसों की हालत 

सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य . 


3. कुरूद 


4. मगरलोड 


मिलीमीटर 


जिला - दुर्ग 
1. दुर्ग 
2. पाटन 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. . . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) लाख , तिवड़ा, गेहूं, चना, मटर, 

मसूर की हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य . 


3. धमधा 


मिलीमीटर 


जिला - बेमेतरा 
1. बेमेतरा 
2. बेरला 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त . 


2. रबी फसल की बोनी जारी है . 3. 

4. ( 1 ) राई, सरसों, गेहूं , अलसी, लाख , 

चना, मटर, तुअर व अन्य फसल 

की हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य . 


3. साजा 


4. नवागढ़ 
5. थानखमरिया 


मिलीमीटर 


2. ग्रीष्म कालिन फसल की बोनी 3. 
व रोपाई जारी है . 

4. ( 1 ) फसल की हालत सामान्य है . 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद , 


जिला- बालोद 
1. बालोद 
2. डौंडी 
3. डौंडीलोहारा 
4. गुरूर 
5. गुंडरदेही 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


चारा पर्याप्त . 


मिलीमीटर 


2. रबी फसल की बोनी जारी है. | 3. 

4. ( 1 ) फसल की हालत सामान्य है . 

( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7 . 
8. पर्याप्त. 


जिला- राजनांदगांव 
1. राजनांदगांव 
2. डोंगरगांव 
3. खैरागढ़ 
4. छुईखदान 
5. डोंगरगढ़ 
6. मानपुर 
7. मोहला 
8. अम्बागढ़ 
9. छुरिया 


मिलीमीटर 


जिला- कवर्धा 
कबीरधाम 
1. कवर्धा 
2. पण्डरिया 
3. सहसपुर लोहारा 
4. बोडला 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त 


2. रबी फसल की बोनी जारी है . | 3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर, | 6. संतोषप्रद, 
लाख , तिवड़ा, अलसी, चना व 

चारा पर्याप्त . 
अन्य की हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य. 


भाग 3 ( 2 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 जून 2015 


113 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


मिलीमीटर 


*जिला - बस्तर 
1. जगदलपुर 


2 . 


3 . 


5 . 


7. .. 


2. तोकापाल 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3. दरभा 


4. बस्तर 


5. बकावण्ड 


6. बास्तानार 
7. लोहण्डीगुड़ा 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7. . . 


6 . 


8 . 


*जिला - कोंडागांव 
1. कोंडागांव 
2. केशकाल 
3. बड़ेराजपुर 
4. माकड़ी 
5. फरसगांव 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


मिलीमीटर 


जिला- नारायणपुर 
1. नारायणपुर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. ओरछा 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) राहर, राई , सरसों, अलसी, रमतिल, 6. संतोषप्रद, 

मटर , गेहूं, चना, टमाटर व अन्य की चारा पर्याप्त. 

हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य 


जिला - कांकेर 


मिलीमीटर 


उत्तर बस्तर 


1. कांकेर 


2 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


2. चारामा 


3. नरहरपुर 
4. भानुप्रतापपुर 
5. पखांजूर 
6. दुर्गकोन्दल 
7. अन्तागढ़ 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गेहूं, मक्का, धान , चना, मटर, मूंग , 6. संतोषप्रद , 

उड़द , कुल्थी, तिवड़ा, राई, सरसों, चारा पर्याप्त . 
कुसुम, सूर्यमुखी, मूंगफली, गन्ना व 
सागभाजी व अन्य की हालत समान्य 

है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य है. 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


जिला -दंतेवाड़ा 
दक्षिण बस्तर 
1. दंतेवाड़ा 
2. गीदम 
3. कटेकल्याण 
4. कुआकोण्डा 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, मक्का, मूंगफली, तिल , सांवा, 6. संतोषप्रद, 
कोदो, कुटकी, मडिया की ज्वार, 

चारा पर्याप्त. 
अम्बाडी , सन, तुअर हालत सामान्य है । 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान्य. 


मिलीमीटर 


जिला- सुकमा 
1. सुकमा 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


2. कोंटा 


6. संतोषप्रद, 


3. छिन्दगढ़ 


4. ( 1 ) धान, मक्का, कोदो , कुटकी की 

हालत सामान्य है. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान्य . 


चारा पर्याप्त . 


114 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 19 जून 2015 


[ भाग 3 ( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


मिलीमीटर 


जिला- बीजापुर 
1. बीजापुर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) फसल की हालत सामान्य है . 

( 2 ) 


2. उसूर 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


3. भैरमगढ़ 
4. भोपालपटनम 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) धान की हालत सामान्य है . 

( 2 ) 


5. पर्याप्त 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


जिला -बिलासपुर 
1. बिलासपुर 
2. कोटा 
3. पेन्ड्रारोड 
4. पेण्ड्रा 
5. बिल्हा 
6. तखतपुर 
7. मस्तुरी 
8. मरवाही 


मिलीमीटर 


*जिला -मुंगेली 
1. मुंगेली 
2. पथरिया 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8. .. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3. लोरमी 


जिला - जांजगीर 


मिलीमीटर 


चाम्पा 
1. जांजगीर 
2. चांपा 


2. रबी फसल की जुताई एवं 

बोनी का कार्य पूर्ण. 


5 . 
6. संतोषप्रद , 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


3. पामगढ़ 


चारा पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) धान, मक्का, कोदो, तुअर , उड़द, 

गमोठ, कुल्थी, सोयाबीन, सन , 
मूंगफली, तिल की हालत सामान्य 

है . धान कटाई का कार्य जारी है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य. 


4. सक्ती 


5. डभरा 


6. नवागढ़ 
7. जैजेपुर 
8. मालखरौदा 
9. अगरतरा 
10. बलौदा 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) फसल की हालत 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


मान्य है. 


जिला- कोरबा 
1. कोरबा 
2 . रतला 
3. कटघोरा 
4. पाली 
5. पोड़ीउपरोड़ा 
जिला - सरगुजा 
अम्बिकापुर 
1. अम्बिकापुर 
2. लखनपुर 
3. उदयपुर 
4. सीतापुर 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) अरहर , गेहूं , अलसी, मसूर , चना 

व अन्य की हालत सामान्य है . 


5. बतौली 


( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य. 


6. लुन्ड्रा 


7. मैनपाट 


भाग 3 ( 2 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 19 जून 2015 


115 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


मिलीमीटर 


जिला - सूरजपुर 
1. सूरजपुर 


2. रबी फसल हेतु बोनी का 
कार्य जारी है . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. भैयाथान 
3. रामानुजगंज 
4. प्रेमनगर 


3 . 
4. ( 1 ) गेहूं , सरसों, अलसी व अन्य 

की हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


5. प्रतापपुर 


6. ओडगी 


मिलीमीटर 


2. रबी फसल हेतु बोनी का 

कार्य जारी है . 


3 . 
4. ( 1 ) फसल की हालत सामान्य है . 

( 2 ) 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


मिलीमीटर 


जिला - बलरामपुर 
रामानुजगंज 
1. बलरामपुर 
2. रामचन्द्रपुर 
3. वाड्रफनगर 
4. राजपुर 
5. कुसमी 
6. शंकरगढ़ 
जिला - कोरिया 
बैकुण्ठपुर 
1. सोनहत 
2. बैकुण्ठपुर 
3. मनेन्द्रगढ़ 
4. भरतपुर 
5.खडगवां 
जिला - रायगढ़ 
1. रायगढ़ 
2. घरघोड़ा 
3. खरसिया 
4. लैलूंगा 
5. सारंगढ़ 
6. धरमजयगढ़ 
7. पुसौर 
8. बरमकेला 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी | 3. 
जारी है . 

4. ( 1 ) राई, सरसों, गेहूं, अलसी, चना, 

मटर , जौ व अन्य फसल की 

हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


मिलीमीटर 


2. ग्रीष्म कालिन धान हेतु 

रोपाई का कार्य जारी है . 


3 . 
4. ( 1 ) लाख , तिवड़ा, मसूर, गन्ना, तिल 

व मटर की हालत सुधरी है. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


9. तमनार 


मिलीमीटर 


जिला - जशपुर 
1. जशपुर 


1.0 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


3.2 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) गन्ना, राई, सरसों व अलसी की 

हालत सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सामान्य. 


2. कुनकुरी 
3. बगीचा 
4. पत्थलगांव 
5. कांसाबेल 
6. मनोरा 


0.8 


7. दुलदुला 
8. फरसाबहार 


*टीप.- जिला रायपुर , बस्तर, कोण्डागांव, मुंगेली से पत्रक अप्राप्त है . 


पी . आर. प्रधान , 
सहा. आयुक्त , वास्ते - संचालक , 

भू - अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर. 
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2015. 


